निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 5 जुलाई 2013 


( संo पटना 547 ) 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

3 जुलाई 2013 
सं0 वन / पर्या0 - 15 / 2012 - 352(ई0) / प0व0 - कृषि वानिकी योजना के तहत् वर्ष 2012 - 13 के लिए 
निर्दिष्ट जिलों हेतु निजी जमीन पर पौधारोपण हेतु किसानों / अन्य व्यक्तियों के चयन के लिए विभागीय अधिसूचना 
संख्या - 634( ई० ) दिनांक 26. 11. 2012 द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया था । विभागीय संकल्प 
संख्या- 282( ई0 ) दिनांक 30.05. 2013 द्वारा इस योजना का विस्तार पूरे बिहार राज्य में किया गया है । 

____ चूंकि क्षेत्रीय स्तर पर जिला वन प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड वन प्रसार पदाधिकारी का अभी चयन नहीं हुआ 
है, अतः विभागीय अधिसूचना संख्या - 634( ई0 ) दिनांक 26 .11. 12 द्वारा गठित चयन समिति के कार्यावधि का विस्तार वर्ष 
2013 - 14 तक के लिए पूरे बिहार राज्य में किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 547 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


